निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 कार्तिक 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 899 ) पटना , सोमवार , 1 नवम्बर 2021 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

11 अक्तूबर 2021 
सं ० सम्मेलन -12 / 2021-2939 / वि ० स ० । सर्वसाधरण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि 


बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह से संबंधित आयोजित कार्यक्रम का मीडिया के माध्यम से प्रचार - प्रसार , 
बिहार विधान सभा से संबंधित विषय वस्तु को बिहार विधान सभा के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं समाचार 
अभिकरणों में प्रकाशित करने हेतु प्रेस सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष -सह- स्थानीय संपादक , हिन्दुस्तान के 
सभापतित्व में एक समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है : 
1. श्री विनोद बंधु , स्थानीय संपादक , हिन्दुस्तान 

सभापति 
2. श्री आलोक चन्द्र , विशेष संवाददाता , दैनिक भास्कर 
3. श्री अरविन्द शर्मा , राज्य ब्यूरो प्रमुख , दैनिक जागरण 
4. श्री कृष्ण कुमार लाल , न्यूज हेड , आकाशवाणी 
5. श्री शिवाजी , ब्यूरो प्रमुख , यू ० एन ० आई ० 


- 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


6. श्री ब्रजमोहन सिंह , संपादक , न्यूज 18 ( बिहार - झारखण्ड ) 


सदस्य 


7. श्री स्वयं प्रकाश , रेजीडेन्ट एडिटर , जी ० बिहार - झारखण्ड 


सदस्य 


8. श्री श्रीरमण सिंह , मुख्य प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा 


सदस्य 


, 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 नवम्बर 2021 


सदस्य 


9. श्री संजय कुमार सिंह , उप निदेशक , बिहार विधान सभा 

सदस्य 
10. श्री रवि भूषण सहाय , उप निदेशक , सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार सरकार 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
अनिल कुमार जायसवाल , 

प्रभारी सचिव । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 899-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


